रजिस्ट्री संडीएल० - 33004/ 97 


REGD. NO . D .L.-33004/ 97 


AN 


सत्यमेव जयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खंड ( i ) 
PART II - Section 3 -- Sub -section (i) 


+ 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- - - - - - - 


- 


- -- 


- 


- - 


- - 


.. :- -- -- - - - - - - 
सं० 98 ] 
No. 98 ] 


नई दिल्ली, शक्रवार , मार्च 7 , 1997 / फाल्गुन 16, 1918 
NEW DELHI , FRIDAY, MARCH 7, 1997/ PHALGUNA 16, 1918 


जल- भूतल परिवहन मंत्रालय 

( परिवहन पक्ष ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1997 
सा . का . नि . 141 ( अ ). - केन्द्रीय मोटर यान ( संशोधन ) नियम, 1997 का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम , 
1988 की धारा 41 की उपधारा ( 6 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा ( 1 ) की अपेक्षानुसार , ऐसे 
सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है और इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त 
प्रारूप पर उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती है , तीस दिन की अवधि की 
समाप्ति को या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा । 

किन्हीं आक्षेपों या सुझावों पर, जो उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पहले उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे , 
केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा । 

इस बाबत आक्षेप या सुझाव संयुक्त सचिष ( परिवहन ), जल- भूतल परिवहन मंत्रालय ( परिवहन पक्ष), ट्रांसपोर्ट भवन , संसद् मार्ग , नई 
दिल्ली - 110007 को भेजे जा सकते हैं । 

प्रारूप नियम 

केन्द्रीय मोटर यान ( संशोधन ) नियम , 1997 
1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान ( संशोधन) नियम, 1997 है । 

2. केद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्स नियम कहा गया है ) के नियम 76क के पश्चात् निम्नलिखित नियम 
अंत : स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 
" 76ख ( 1 ) राजनयिक मिशन या कौंसलीय पदों के गैर - राजनयिक अधिकारियों के थानों का रजिस्ट्रीकरण 1 दिल्ली में मिशन या भारत 

सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा पद को आवंटन संख्या से पूर्व राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद के गैर - राजनयिक अधिकारियों 
से संबंधित मोटर यान को " सी. डी. पी. अक्षरों से बने रजिस्ट्रीकरण चिल से समनुदेशित किया जाएगा, और तत्पश्चात् 
रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा यान को संख्या आबंटित की जाएगी । 


586 GI / 97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II - Src. 3 (1)] 


( 2 ) भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा पद को आवंटित की गई संख्या से पूर्व दिल्ली से बाहर कौंसलीय पद के गैर - राजनियक 

अधिकारियों से संबंधित मोटरयान को " सी . सी. पी. " अक्षरों से बने रजिस्ट्रीकरण चिल्ल से समनुदेशित किया जाएगा और 

तत्पश्चात् रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा यान को संख्या आबंटित की जाएगी । " 
(3 ) 34 fra 1444 777 1744 ( 1) # , * 2 (i) Tentfafafur ISI BIL " , 3721f7 : 

" ( iii ) नियम 76ख में निर्दिष्ट मोटर यानों की दशा में हल्के हरे पृष्ठभूमि के साथ , सफेद रंग में रजिस्ट्रीकरण चिरल और 


FOT " 


[ 7 ]. H . T . 2 . - 11028/8/96 - 94 . 1. a . ] 

के. आर . भाटी, संयुक्त सचिव 
MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

( Transport Wing ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 7th March , 1997 
G . S . R . 141 (E ). — The following draft of the CentralMotor Vehicles (Amendment) Rules, 1997 , which the Central 
Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub - section (6 ) of section 41 of the inotor 
Vehicles Act , 1988 is hereby published as required by sub - section (1) of section 212 of the said Act for the information of all 
persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the 
expiry of a period of 30 days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notlication are made available 
to the public . 

Any objections or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the 
cxpiry of the period so specified above will be taken into consideration by the Central Government. 

Objections or suggestions in this respect may be frowarded to the Joint Secretary ( Transport ), Ministry of Sruface 
Transport (Transport Wing ), Transport Bhawan , Parliament Street , New Delhi- 110001. 


DRAFT RULES 

The Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 1997 
1. These rules may be called the CentralMotor Vehicles ( Amendment) Rules, 1997. 

2 . After rule 76A of the Central Motor Vehicles Rules , 1989 , (here in after referred to as the said rules ), the 
following rule shall be inserted , namely : 
" 76B. ( 1 ) Registration of vehicles of non -diplomatic officials of diplomatic niissions or consular posts. A inotor 

vehicle belonging to a non diplomatic official of a diplomatic mission or a consular post in Delhi shall be 
assigned a registration mark consisting of letters " CDP " preceded by the number allotted to the mission 
or post by Ministry of External Affairs of the Government of India and followed by a number allotted to 

the vehicle by the registering authority. 
( 2 ) A motor vehicle belonging to a non -diplomatic official of a consular post outside Delhi shall be assigned 

a registration mark consisting of the letters " CCP " preceded by the number of the post allotted to it by 
the Ministry of External Affairs of the Government of India and followed by the number allotted to the 

vehicle by the registering authority ". 
(3) In rule 77 of the said rules in sub rule (1), after clause 2 (i) the following shall be added , namely :-- 
" ( iii ) With light green background , the registration mark and the number being in white in case of 
motor vehicle referred to in rule 76 (B )." 

[ File No. RT - 11028 / 8 / 96 -MVL ) 

K R BHATI, Jt . Secy . 


Printed by the Manager , Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controllor of Publications, Della - 110054 --- 1997 


